रजिस्ट्रो सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD . NO . D. L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण . 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ) 
PART II — Section 3 – Sub- section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 200 ] 
No. 2001 


नई दिल्ली, बुधवार , मई 10, 2006 / वैशाख 20, 1928 
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 10 , 2006 /VAISAKHA 20, 1928 


- 


- 


- 


- 


- 


riwar - 


ra 


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 10 मई, 2006 
सा . का . नि . 281( अ ). - निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47 ) की धारा 157 की 
उप- धारा ( 2 ) के खंड ( xxxi ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त धारा की उप - धारा ( 1 ) के अधीन अपेक्षानुसार 
ऐसे सभी व्यक्तियों की , जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि 
उक्त नियमों पर , उस तारीख से , जिसको राजपत्र की प्रतियां, जिसमें अधिसूचना अंतर्विष्ट है , जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, पैंतालीस दिन 
की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा । 

ऐसे किसी आक्षेप या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होते हैं , 
केन्द्रीय सरकार विचार करेगी । 

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों , सचिव, भारत सरकार , वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ), उद्योग 
भवन , नई दिल्ली - 110011 को भेजे जा सकेंगे। 

__ प्रारूप बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड ( समूह ग और समूह घ पद ) भर्ती नियम, 2006 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड ( समूह ग और समूह घ पद ) भर्ती 
नियम , 2006 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. परिभाषाएं . - इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - . . 

( क ) " अधिनियम " से व्यापार चिन्ह अधिनियम , 1999 ( 1999 का 47 ) अभिप्रेत है ; 

( ख) " अपील बोर्ड " से अधिनियम की धारा 83 के अधीन स्थापित बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड अभिप्रेत है । 
3. पद - संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों 
से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । । 


1415612006 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


, 


PART II – Sac 3 (1) ]. 


m 


- . . 


- 


- 


- 


- 


- - - 


-.. . . - - . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


4 भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा और अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ ( 147 में विनिर्दिष हैं । 

5. विद्यमान कर्मचारियों का आमेलन / विनियमितिकरण : ( 1 ) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , इन नियमों 
के प्रारंभ होने की तारीख को स्थानांतरण या आमेलन या प्रतिनियुक्ति के आधार पर लेखापाल , ज्येष्ठ हिन्दी अनुवादक , आशुलिपिक श्रेणी ग , 
सहायक , उच्च श्रेणी लिपिक , अवर श्रेणी लिपिक , स्टाफ कार ड्राइवर, दफ्तर और चपरासी का पद धारण करने वाले व्यक्ति और जो इन नियमों 
में अधिकथित अर्हताओं और अनुभव को पूरा करते हैं तथा जिन्हें विभागीय पोन्नात समिति द्वारा उपयुक्त समझा गया है, इस शर्त के अधीन रहते 
हुए अपनी श्रेणी में आमेलन /विनियमितिकरण के पात्र होंगे कि ऐसे व्यक्ति आमेन के अपने विकल्प का प्रयोग करेंगे और उनके मूल विभाग को 
बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड में उनके आमेलित होने पर कोई आपत्ति नहीं है । 

(2 ) उपनियम ( 1 ) में उल्लिखित व्यक्तियों की ज्येष्ठता संबंधित पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख के प्रतिनिर्देश में 
अवधारित की जाएगी । . . 

( 3 ) आमेलन के लिए व्यक्तियों की उपयुक्तता पर विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा विचार किया जाएगा । 
6. निरर्हता : यह व्यक्ति - 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

7. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह उसके लिए 
जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर 
सकेगी । 

8. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका 
केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , भूतपूर्व सैनिकों और 
अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करला अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतनमान चयन अथवा सेवा में जोड़े सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 

अचयन पद . गए वर्षों का के लिए आयु - सीमा 

फायदा केन्द्रीय 
सिविल सेवा 
( पेंशन ) नियम , 
1972 के नियम 
30 के अधीन 
अनुज्ञेय है या 

नहीं 
1 2 
| लेखापाल । * 

साधारण केन्द्रीय 5500- 175 - लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता 
( 2016 ) सेवा, समूह घ 90K)/ रु. 
* ( कार्यभार अराजपत्रित , 
के आधार अननुसचिवीय 
पर परिवर्तन 
किया जा 
सकता है ) । 


- rrrrr 


- MM 


भाग II - खण्ड 3(6) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित 
आयु और शैक्षिक अर्हताएं , प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा 
में लागू होंगी या नहीं । 


9 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता . 


लागू नहीं होता 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुः त। प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे 
आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 
की प्रतिशतता 


प्रतिनियुक्ति द्वारा 


12 . 
ऐसे अधिकारी : 
(i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या । 
( i) जिन्होंने 4000- 100 -6000 / - रु. के ग्रेड में पांच वर्ष नियमित सेवा 

की हो और जिनके पास लेखा या संपरीक्षा में कम से कम दो वर्ष का 
अनुभव हो । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से 
परामर्श किया जाएगा 


13 . 


14 


___ _ लागू नहीं होता . 


. लागू नहीं होता । 


- 


- 


- 


3 


4 


1 2 
2. ज्येष्ठ 
हिन्दी ( 2006 ) 
अनुवादक *( कार्यभार के 

आधार पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता है ) 


साधारण केन्द्रीय 5500 - 175 - लागू नहीं होता लागू नहीं होता 
सेवा, समूह ग , 9000/ रु. 
अराजपत्रित , 
अननुसचिवीय 


28 वर्ष तक 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए 
गए अनुदेशों या आदेशों के 
अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 
शिथिल करके 35 वर्ष तक की 
जा सकती है। ) 
टिप्पण : आयु सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख 
भारत में अभ्यथियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत की 
गई अंतिम तारीख होगी। न कि 
वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय , अरूणाचल प्रदेश , 
मिजोरम , मणिपुर , नागालैंड , 
त्रिपुरा , सिक्किम, जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड , हिमाचल 
प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले 
तथा चम्बा जिले के पांगी 
उपखंड , अंदमान और निकोबार 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(i)] 


AA 


- AAMA - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यथियों के 
लिए विहित की गई है । 
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 
की जाने वाली नियुक्ति की दशा 
में आयु सीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख वह 
अंतिम तारीख होगी जिस तक 
रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने 
के लिए कहा गया है । 


8 


10 


- 


- 


दो वर्ष ( सीधी भर्ती किए जाने वाले 
अभ्यर्थियों की दशा में ) 


( ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य/ वैकल्पिक 
विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी, अंग्रेजी के साथ 
हिन्दी, अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/ अंग्रेजी 
से भिन्न किसी विषय में हिंदी/ अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर 
पर अनिवार्य/ वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में 
अंग्रेजी/हिंदी । या 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य/ वैकल्पिक विषय 
के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम रहा हो 
और दूसरा अनिवार्य/ वैकल्पिक विषय रहा हो , के साथ किसी भी विषय में 
भास्टर डिग्री । 
( ii ) हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का मान्यताप्राप्त 
डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के 
कार्यालय में , जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं , हिंदी से अंग्रेजी 
में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव । 


ARANA 


प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा 


12 
प्रतिनियुक्ति : 
( i). ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या उच्च न्यायालयों 
या उनके अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए 
हुए हैं और जिनके पास स्तंभ 8 में की अर्हताएं और अनुभव हैं ; या 
( i ) ऐसे व्यक्ति , जो 4000 -100 -6000 रु. के वेतनमान में केन्द्रीय सरकार 
या राज्य सरकारों या उच्च न्यायालयों अथवा उनके अधीनस्थ न्यायालयों में 
पद धारण किए हुए हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की 
हो और जिनके पास स्तंभ (8 ) के अधीन अर्हताएं और अनुभव हैं । 


13 


14 
लागू नहीं होता । 


- अध्यक्ष 


विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 

६) उपाध्यक्ष, बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड 
( 2 ) अध्यक्ष, बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित 

किए जाने वाला सदस्य , बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड 
( 1 ) उप रजिस्ट्रार , बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड 


- सदस्य 


- सदस्य 


[ भाग II - खण्ड 3(6)]] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


%3D 


2 


अचयन 


। 


3. आशु- 
लिपिक 
श्रेणी -ग 


2 * 
( 2006 ) 
*( कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता है ) 


साधारण केन्द्रीय 5000 -150 - 
सेवा, समूह ग 8000/ रु . 
अराजपत्रित , 
अननुसचिवीय 


28 वर्ष तक 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए 
गए अनुदेशों या आदेशों के 
अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 
शिथिल करके 35 वर्ष तक की 
जा सकती है। ) 
टिप्पण : आयु सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख 
भारत में अभ्यथियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत की 
गई अंतिम तारीख होगी । न कि 
वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय , अरूणाचल प्रदेश , 
मिजोरम , मणिपुर , नागालैंड, 
त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल 
प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले 
तथा चम्बा जिले के पांगी 
उपखंड , अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यथियों के 
लिए विहित की गई है । 
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 
की जाने वाली नियुक्ति की दशा 
में आयु सीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख वह 
अंतिम तारीख होगी जिस तक 
रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने 
के लिए कहा गया है । 


9 . 


- 10 


लागू नहीं होता 


। 


सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों 
के लिए दो वर्ष 


आवश्यक : 
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या 

समतुल्य ; 
( ii ) अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति और 
( i ) अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति । . 
वांछनीय : 
( i) अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति; और . 
( ii ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec , 3 (1)] 


सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 


12 
स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति की दशा में - 
ऐसे आशुलिपिक श्रेणी ग में से जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा 
की हो : 
ऐसे आशुलिपिक श्रेणी घ में से जिसने 4000- 100- 6000 रु. के ग्रेड में 
कम से कम आठ वर्ष नियमित सेवा की हो या केन्द्रीय सरकार या राज्य 
सरकारों या उच्च न्यायालयों के ऐसे व्यक्तियों में से जो 4000 - 100 - 6000 रु . 
के ग्रेड में सदृश पद धारण किए हुए हो और जिसकी अंग्रेजी आशुलिपि में 
100 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति हो । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


13 


14 


लागू नहीं होता । 


- अध्यक्ष 


विभागीय प्रोमति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
( i ) अध्यक्ष , बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित 

किए जाने वाला सदस्य , बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड 
( ii ) उप -रजिस्ट्रार , बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड 
( ii ; अध्यक्ष बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित 

निजी सचिव/ श्रेणी ख आशुलिपिक 


- सदस्य 


-- सदस्य 


APPAHA 


3 


45 
4500 -125 -7000 रु. अचयन 


सहायक 


लागू नहीं होता लागू नहीं होता 


साधारण केन्द्रीय 
सेवा, समूह ग 
अराजपत्रित , 
अनुसचिवीय 


( 2006 ) 
* ( कार्यभार 
के आधार 
पर परिवर्तन 
किया जा 
सकता है ) 


___ 10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नत व्यक्ति के लिए दो वर्ष 


12 


प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 


प्रोन्नति की दशा में : 
ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जिसने बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड में उस श्रेणी में 
पांच वर्षनियमित सेवा की हो । 
प्रतिनियुक्ति की दशा में : 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री और ऐसा व्यक्ति , 
(i) जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या उच्च न्यायालयों अथवा 

अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए 
हैं ; या 


[ भाग II -- खण्ड 3 (i ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


12 


( i ) जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या उच्च न्यायालयों अथवा 

अधीनस्थ न्यायालयों में 4000 - 100 - 6000 रु. के वेतनमान में पद 
धारण किए हुए हैं और जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित 

सेवा की हो । 
टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी 
या किसी अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी 
अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से 
अधिक नहीं होगी। 


13 


14 


लागू नहीं होता । 


-- अध्यक्ष 


विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
(i) उपाध्यक्ष, बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड 
iii ) अध्यक्ष, बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित 

किए जाने वाला सदस्य, बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड 
( ii ) उप -रजिस्ट्रार , बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड 


- सदस्य 


- सदस्य 


1 


2 


6 


. 


4000 - 100 - 6000 रु. 


अचयन 


लागू नहीं होता लागू नहीं होता 


5 . उच्च 

श्रेणी 
लिपिक 


साधारण केन्द्रीय 
सेवा, समूह ग 
अराजपत्रित , 
अनुसचिवीय 


( 2006 ) 
( कार्यभार 
के आधार 
पर परिवर्तन 
किया जा 
• सकता है ) 


8 


. . 9 


10 
प्रोन्नत व्यक्ति के लिए दो वर्ष 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


- - 


12 


प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 


प्रोन्नति : 
ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो । 
प्रतिनियुक्ति : ऐसे अधिकारी जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 
की डिग्री हो और जो , 
( क ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या उच्च न्यायालयों अथवा उनके 

अधीनस्थ न्यायालयों में सदृश पद धारण किए हुए हो ; 
( ख ) जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या उच्च न्यायालयों या उनके 

अधीनस्थ न्यायालयों में 3050 - 75 - 3950 - 80 -4590 रु. के वेतनमान 
में पद धारण किए हुए हैं और जिन्होंने आठ वर्ष की नियमित सेवा की 
हो । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II -- SEc. 3(i)] 


- 


12 


. 


---- ------ -- - - 


टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी 
या किसी अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी 
अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । 


--...-.. ------ - -- - -- - - - 


13 


14 


लागू नहीं होता । 


विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
( 1 ) अध्यक्ष. बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित 

किए जाने वाला सदस्य , बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड 
: : उप -रजिस्ट्रार , बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड 


- अध्यक्ष 


- -- सदस्य 


! ! ! ) अध्यक्ष बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित 

किए जाने वाला कोर्ट ऑफिसर, बौद्धिक संपदा 
अपील बोर्ड 


- सदस्य 


3 


4 


5 


6 


अचयन 


नहीं 


( . अवर 

श्रेणी 
लिपिक 


साधारण केन्द्रीय 3050 - 75 -. 
सेवा, समूह ग 3950- 80 
अराजपत्रित , 4590 रु. 
अनुसचिवीय 


( 2006 ) 
* ( कार्यभार 
के आधार 
पर परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । ) 


18- 25 वर्ष 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए 
अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी 
सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष की 
जा सकती है । 
आयु - सीमा अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख वह होगी जो आवेदन 
आमंत्रित करने के लिए बौद्धिक संपदा 
अपील बोर्ड रजिस्ट्री द्वारा निश्चित की गई 


10 


दो वर्ष 


आवश्यक : 
( i ) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन 
या समतुल्य अर्हता 
( ii ) अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टंकण में 
25 शब्द प्रति मिनट की गति । 
वांछनीय : 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य । 


நான்காம் 


+ 


- - 


[ भाग II - खण्ड 3( i)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


POP 


( 12 ) 


स्तंभ 11 में यथाउपदर्शित 


( 11 ) 
( i) 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । 
( ii ) 5 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे समूह घ कर्मचारिवृदों से भरी जाएंगी जिनके पास 
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हताएं हैं और जिन्होंने विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार 
पर समूह घ में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो । [ परीक्षा के लिए पात्रता हेतु 
अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है ( अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के 
लिए 50 वर्ष ) ] 
( iii ) 5 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे समूह घ कर्मचारियों से ज्येष्ठता सह उपयुक्तता के 
आधार पर भरी जाएंगी जिनके पास मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता है और टंकण में 
प्रबोणता हो । 


: 


: : 


- . 


. 


- - 


- - -- - - - 


- 


- - 


( 13 ) 


(14 ) 


- - - ---- -- 


लागू नहीं होता । 


- अध्यक्ष 


विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
(i ) उप रजिस्ट्रार, बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड 
(i ) कोर्ट आफिसर, बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड 
( iii ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का 

कोई अधिकारी 


- सदस्य 


- सदस्य 


NA 


MAP 


- 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


___ (3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


( 6) 


(7 ) 


- 


- 


- 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


7. स्टाफ कार * ( 2006 ) 
ड्राइवर * वाहन की 

स्वीकृति के 
पश्चात् पद 
सृजित किए 
जाएंगे । 


साधारण केन्द्रीय 3050-75- 
सेवा, समूह ( ग ) 3950-80 
अराजपत्रित , 4590 रु . 
अनुसचिवीय 


23 - 30 वर्ष 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों 
या उच्चतम न्यायालय या उच्च 
न्यायालयों अथवा अधीनस्थ 
न्यायालयों के कर्मचारियों की 
दशा में तथा बौद्धिक संपदा 
अपील बोर्ड के कर्मचारियों 
की दशा में शिथिल करके 
35 वर्ष तक की जा सकती है । 


- 


. ( 9 ) 


( 10 ) 


w 


- 


m 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


आवश्यक : 
(i ) जिसके पास मोटरकार चलाने की विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो ; 
( ii) जिसे मोटर यांत्रिकी का ज्ञान हो और कम से कम मोटरकार चलाने 
का पांच वर्ष का अनुभव हो । 
वांछनीय : 
किसी मान्यताप्राप्त स्कूल से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण । 


1 . 5 GI/ 05 - 2 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II.--- SEC . 3(i)] 


... ....-: ::: : :- - -- 


- 


- - - 


(11 ) 


(12 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा 


निम्नलिखित व्यक्तियों में से स्टाफ कार ड्राइवरों के लिए आवश्यक समझे 
गए सक्षमता मानदंडों के प्रतिनिर्देश से पद के लिए उपयुक्तता का अधिनिर्णय 
करने के लिए तय किए गए चालन परीक्षण के परिणामों के आधार पर 
प्रतिनियुक्ति द्वारा 
(i ) ऐसे व्यक्तियों में से जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के मंत्रालयां 
या विभागों में या उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों में नियमित 
आधार पर स्टाफ कार ड्राइवरों के सदृश पद धारण किए हुए हैं ; 
( ii ) नियमित सवार हरकारा ( समूह ग ); 
( iii ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या उच्चतम न्यायालय या उच्च 
न्यायालयों अथवा अधीनस्थ न्यायालयों के नियमित समूह घ कर्मचारी 
( iv ) उपर्युक्त (i ), ( ii ), ( iii ) के न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार या 
राज्य सरकारों या उच्चतम न्यायालय अथवा अन्य स्थानों पर अवस्थित उच्च 
न्यायालयों से । 
सभी प्रवर्ग के व्यक्तियों के पास स्तंभ 8 में विहित अर्हताएं होनी चाहिए । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत : तीन वर्ष होगी जो पांच वर्ष तक बढ़ाई 
जा सकेगी किन्तु किसी भी दशा में प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि पांच वर्ष से 
अधिक नहीं हागी जिसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड में नियुक्ति से 
ठीक पूर्वकिसी सदृश पद पर प्रतिनियुक्ति की कोई अवधि भी सम्मिलित 
है ) । 


( 13 ) 


( 14 ) 


- - 


- 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता । 


-- - --- - - -- -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


___ ( 1 ) 


(5 ) ( 6 ) 
लागू नहीं होता लागू नहीं होता 


है . दफतरी 


( 2 ) 
2 * ( 2006 ) 
* कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


( 3 ) 
साधारण केन्द्रीय 
सेवा , समूह ( ग ) 
अराजपत्रित , 
अनुसचिवीय 


( 4 ) 
2650 - 65 - 
3300 -70-- 
4000 रु . 


18 - 25 वर्ष 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों 
या उच्च न्यायालयों अथवा 
अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों 
की दशा में तथा बौद्धिक संपदा 
अपील बोर्ड के कर्मचारियों की 
दशा में शिथिल करके 35 वर्ष 
तक की जा सकती है । 


( 8 ) 


( 9 ) 


( 10 ) 
लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


आवश्यक : 
मिडिल स्कूल उत्तीर्ण 
वांछनीय : 
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य । 


[ भाग II ---- खण्ड 3( 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 11 ) 


( 12 ) 


प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 


ऐसे चपरासियों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड मैं उस 
हैसियत में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, जिनके न हो सकने 
पर ऐसे व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों 
या उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालयों अथवा अधीनस्थ न्यायालयों में 
वैसा ही या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं । 


( 13 ) 


( 14 ) . 


- 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता । 


Purwan 


( 1) 


( 2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


9. चपरासी 4 *( 2006 ) 

* कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


साधारण केन्द्रीय 2550 -55 - लागू नहीं होता लागू नहीं होता 
सेवा, समूह ( ग ) 2660 -60 
अराजपत्रित , 3200 रु. 
अनुसचिवीय 


18 - 25 वर्ष 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या 
उच्च न्यायालयों अथवा अधीनस्थ 
न्यायालयों के कर्मचारियों की दशा 
में तथा बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड 
के कर्मचारियों की दशा में शिथिल 
करके 35 वर्ष तक की जा सकती 


मिडिल स्कूल उत्तीर्ण 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


( 11 ) 


( 12 ) 


H 


AR 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा 


प्रतिनियुक्ति : ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च 
न्यायालयों अथवा अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित आधार पर सदृश पद 
धारण किए हुए हों और जिनके पास स्तंभ 8 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं . 


( 13 ) 


( 14 ) 


- लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता । 


[ फा . सं. 8/ 71/ 2001 - आई. पी. आर.1/ आई. पी.ए. बी. ] 

एन . एन . प्रसाद, संयुक्त सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - SEC 3 (1) ] 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 
(Department of Industrial Policy and Promotion ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th May, 2006 
G . S .R . 281 (E ). — The following draft rules which the Central Government proposes to make in exercise of the 
powers conferred by clause (xxxi) of sub -section (2 ) of Section 157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999 ), is hereby 
published , as required under sub -section ( 1) of said section for information of all persons likely to be affected thereby and 
notice is hereby given that the said rules shallbe taken into consideration after the expiry of a period of forty -five days from 
the date on which the copies of the Gazette containing this notification is made available to the public ; 

Any objection or suggestion which may be received from any person in respect of the said draft rules within the 
period so specified above shall be considered by the Central Government. 

Tlie objections or suggestions , if any ,may be addressed to the Secregtary to the Government of India ,Ministry of 
Commerce and Industry (Department of IndustrialPolicy and Promotion ), Udyog Bhavan , New Delhi-1 10011. 
DRAFT INTELLECTUAL PROPERTY APPELLATE BOARD (GROUP C AND GROUP D POSTS ) 

RECRUITMENT RULES , 2016 
1. Short title and commencement . - ( 1) These rules may be called the Intellectual Property Appellate Board 
( Group C and Group D Posts ) Recruitment Rules, 2006 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette . 
2 . Definition . — In these rules, unless the context otherwise requires, 
(a ) “ Act ” means the TradeMarks Act, 1999 (47 of 1999 ); 
(b ) “ Appellate Board ” means the Intellectual Property Appellate Board established under Section 83 of the Act, 

3 . Number of posts , classification and scale of pay.- - The number of said posts, their classification and the 
scales of pay shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) of the Schedule annexed to these rules. 

4 . Method of recruitment, age- limit, qualifications, etc. — Themethod of recruitment to the said posts , age 
limuit , qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14 ) of the said Schedule . 

$. Absorption /regularisation of existing employees . — (1) Notwithstanding anything contained in these rules , 
the perosas holding the posts of Accountant, Senior Ilindi Translator, Stenographer Grade C , Assistant, Upper Division 
Clerk , Lower Division Clerk , Staff Car Driver, Daftry and Peon on the date of commencementof these rules either on transfer 
or absorption or on deputation basis and who fulfil the qualifications and experience laid down in these rules and who are 
considered suitable by the Departmental Promotion Committee shall be eligible for absorption /regularisation in the respective 
grade subject to the condition that such persons exercise their option for the absorption and that their parent Departments 
do not have any objection to their being absorbed in the IntellectualProperty Appellate Board . 

(2 ) The seniority of persons mentioned in sub - rule ( 1) shall be determined with reference to the date of their 
regular appointment to the posts concerned 

Provided that the seniority of persons recruited from the samesource and in the posts held by them in the parent 
Department shall not be disturbed . 

(3) The suitability of persons for absorption shall be considered by a Departmental Promotion Committee. 
t. Disqualification . — No person, 

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or 

(b ) who , having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person , 
shall be eligible for appointment to the said post : 

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any 
person from the operation of this rule: 

7. Power to relax . - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
av, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or 
category of persons 

X . Saving. Nothing in these rules shall effect reservations, relaxations of age - limits and other concessions 
quired to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of 
persons hi accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard . 


( HTTI- GUE 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


SCHEDULE 


Name of post 


No . of posts 


Classification 


Scale ofpay 


Whether 
Selection 
post or Non 
selection 
post 


Whether benefit of 
added years of service 
admissible under Rule 
30 of the Central Civil 
Services ( Pension ) 
Rules , 1972 


1 . Accountant 


Rs. 5500 -175- 
9000 / 


Not applicable 


Not applicable 


1* ( 2006 ) 
* Subject to 
variation 
dependent on 
workload . - 


General Central 
Service ,Group C , 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial 


Age - limit for direct 
recruits 


Educational and other qualification required 
for direct recruits 


Whether age and Period of probation , 
educational qualifications if any 
prescribed for direct 
recruits will apply in 
the case of promotees 

( 10 ) 
Not applicable Not applicable 


8 ) 


Not applicable 


Not applicable 


Method of recruitment : whether by direct In case of recruitment by promotion /deputation /absorption / 
recruitment or by promotion or by deputa grades from which promotion / deputation /absorption to be 
tion absorption and percentage of posts 

made 
to be filled by various methods 
( 11) 

(12) 
By deputation 

Officers 
(1) analogous posts; or 
(ú )with five years regular service in the grade ofRs. 4000 - 100 -6000 / 

and having at least two years experience in accounting or audit . 
Ifa Departmental Promotional Committee exists, what is its composition Circumstances in which Union Public Service 

Commission is to be consulted in making 
recruitment 


( 13 ) 
Not applicable 


Not applicable. 


Not applicable. 


Not applicable 


2 . Senior Hindi 

Translator 


1 * (2006 ) 
* Subject to 
variation 
dependent on 
workload . 


General Central 
Service, Group C , 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial 


Rs. 5500 
9000/ 


14 
- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec. 3(1)] 


- - 


NU 


- - 


- 


No 


(10 ) 
Two years (in case of 
direct recuits ). 


Upto 28 years 

(i) Master s Degree of a recognised 
(Relaxable for Government Servants University in Hindi , English with 
upto 35 years in accordance with English , Hindi as a compulsory / 
the instructions or orders issued by elective subject or asmedium of 
the Central Government). 

examination at degree level; 
Note 1. The crucial date for 
determining the age limit shall be Master s degree of a recognised 
the closing date for receipt of University in any subject to other 
applications from candidates except than Hindi/English with Hindi/ 
for the closing date prescribed for English medium and English /Hindi 
those in Assam , Meghalaya, as a compulsory/elective subject 
Arunachal Pradesh , Mizoram , or as medium of examination at 
Maripur, Nagaland, Tripura , Sikkim , degree level. 
Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State, Lahauland Spiti Master s degree of a recognised 
District and Pangi Sub -Division of University in any subject with Hindi 
Chamba District of Himachal and English as a compulsory 
Pradesh , the Andaman and elective subject or either of the 
Nicobar Islands or Lakshadweep ). two as medium of examination and 
In respect of posts , the appointment the other as a compulsory / elective 
to which are made through the subject at degree level. 
employment exchanges the crucial ( ii )Recognised Diploma or Certifi 
date for determining the age limit cate Course in Translation from 
shall be the last date up to which Hindi to Engish and vice -versa 
the Employment Exchange is asked or two years experience of 
to submit the names. 

translation work from Hindi to 
English and vice-versa in Central 
Government or State Government 
officer , including Government of 
India Undertakings. 


VAR 


Bydeputation failing which direct recruitment 


(12) 
Deputation : 

Persons holding analogous post on regular basis in Central 
Governmentor State Government or High Courts and Subordinate 
Courts thereto , and possessing qualifications and experience as 

under column 8 ; or 
(ii) Persons holding posts in the scale of Rs. 4 ,000 - 100 -6 , 000 / - with 

five years regular service in the grade in the Central Government 
or State Governmentor High Courts and Subordinate Courts thereto 
and possessing qualifications and experience as under column 8 ; 
or 


(14 ) 
Not applicable. 


- Chairman 


( 13 ) 
Departmental Promotion Committee consisting of 
(i) Vice -Chairman , Intellectual Property Appellate Board 
(ii) Member, IntellectualProperty Appellate Board to be 

nominated by Chairman , Intellectual Property Appellate 
Board 
Deputy Registrar, Intellectual Property Appellate 
Board 


- Member 


- Member 


نعمعععععععععتععكا 


[ TII - GG 30 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Rs. 5000- 150 
8000 / 


Non -selection 


Not applicable 


3. Stenographer 2* (2006 ) 
Grade-C * Subject to 

variation 
dependent on 
workload . 


General Central 
Service,Group (C ), 
Non -Gazetted , 
Ministerial 


(8) 


( 10 ) 


Not applicable 


Two years for 
direct recruitment 


Essential : 
(i) Matriculation or equivalent from a 
recognised Board or University ; 
(ii) A speed of 100 words per minute in 
Shorthand in English ; and 
( iii ) A speed of 40 words per minute in 
typing in English . 
Desirable : 
(i) A speed of 120 words per minute in 
Shorthand in English ; and 
(ii ) Graduate from a recognized 
University 


Upto 28 years. 
(Relaxable for Government Servants 
upto 35 years in accordance with the 
instructions or orders issued by the 
Central Government). 
Note : The crucial date for determining 
the age limit shall be the closing date for 
receipt of application form candidates 
except for the closing date prescribed 
for those in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram , 
Manipur, Nagaland , Tripura, Sikkim , 
Ladakh Division of Jammu and 
Kashinir State, Lahaul and Spiti 
District and Pangi Sub -Division of 
Chamba District of Himachal 
Pradesh , Andaman and Nicobar Islands 
or Lakshadweep ). 
In respect of posts , the appointment 
10 which are made through the 
employment exchanges the crucial 
date for deternining the age limit 
shall be the last date up to which 
the Employment Exchanges are asked 
to submit the names. 


( 12 ) 


By direct recruitment failing which by deputation 


In case of transfer or deputation from amongst : 
Stenographer Grade C with two years regular service in the grade 
of : 


Stenographer Grade D with at least eight years regular service in the 
grade of Rs. 4000 - 100 -6000 or persons holding analogous posts in the 
grade of Rs. 4 , 000 - 100 -6 ,000 with at least eight years regular service 
and possessing a speed of 100 words per minute in shorthand and 40 
words per minute in typewriting (English ) in CentralGovernment or 
State Government or High Courts . 


16 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (1) ] 


( 13 ) 


( 14 ) 
Not applicable . 


— Chairman 


Departmental Promotion Committee consisting of : 
(1) Member, Intellectual Property Appellate Board to be 

nominated by Chairman, Intellectual Property Appellate 
Board 
Deputy Registrar, IntellectualProperty Appellate 

Board 
(121 ) Private Secretary/ Stenographer Grade B to be 

nominated by Chairman , Intellectual Property Appellate 
Board 


— Member 


- Member 


Won 


AL14 . 


(4) 


( 
530 


stani 


Rs. 4500 - 125 - 7000 


Non - selection 


licable 


2) 
1* (2006 ) 
* Subject to 

Iriation 
dependent on 
workloaci. 


General Central 
Service ,Group C , 
Non -Gazetted , 
Ministerial 


- - 


- 


--- - - 


M . - PNV 


- 


-- 


- - 


- - - 


- - 


A L 


- 


-- 


. -- . - - --- - - --- -- - 


-- - - - -- 


- - 


. . 


( 10 ) 
Two years for promotee 


Not applicable 


Vis applicable 

Not applicable 
- - -- 
-- --- - - - - - - -- - ---- - 


( 12 ) 


PM 


14 promotion failing which by deputation 


In case of promotion : 
Upper Division Clerk with five years regular service in the grade in the 
Intellectual Property Appellate Board . 
in case of deputation a degree from a recognised university and 
holding : 
(i) analogous post on regular basis in the Central Governmentor State 
Government or High Courts or Subordinate Courts , or 
(11) posts in the Central Government or State Government or High 
Courts or Subordinate Courts in the scale of Rs. 4000 - 100 -6000 with 
five years regular service in the grade. 
Note : The period of deputation including the period of deputation in 
another ex -cadre post held iminediately preceding this appointment in 
the same or some other organisation or department of the Central 
Government shall not ordinarily exceed three years . 


- - - - - - - - 


(13) 


Not applicable. 


Departmental Promotion Committee consisting of : 
(i) Member , Intellectual Property Appellate Board to be - Chairman 

nominated by the Chairman , Intellectual Property 

Appellate Board 
( ) Deputy Registrar , Intellectual Property Appellate - Member 

Board ; and 
(ii) Court Officer Intellectual Property Appellate Board. to be -- Member 

nominated by the Chairman 


[ 277 11 - O S 3 (1)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Rs.4,000- 100-6,000 Non -selection 


Not applicable 


5. Upper 
Division 
Clerk 


2* (2006 ) 
* Subject to 
variation 
dependent on 
workload . 


General Central 
Service ,Group C , 
Non -Gazetted , 
Ministerial 


M 


Not applicable 


• Not applicable 


Not applicable 


Two years for promotee 


(11) 


. 


By promotion failing which by deputation 


(12 ) 
Promotion : 
Lower Division Clerk with eight years regular service in the grade. 
Deputation : 
Officers possessing a degree from a recognised University and - 
holding : 
(a ) analogous post in the Central Governmentor State Government or 
High Courts or Subordinate Courts thereto ; 
(b ) posts in the Central Government or State Government or High 
Courts or Subordinate Courts thereto in the scale of Rs. 3050 - 75- 3950 
80 -4590 with eight years regular service . 
Note : The period of deputation including the period of deputation in 
another ex -cadre post held immediately preceding this appointment in 
the same or some other organisation or department of the Centı :1 
Government shall not ordinarily exceed three years. 


_ 


_ _ 


(14 ) 


Not applicable . 


- - Chairman 


( 13 ) 
Departmental Promotion Committee consisting of : 
(1) Member, Intellectual Property Appellate Board to be 

noininated by the Chairman , Intellectual Property 
Appellate Board 
Deputy Registrar, Intellectual Property Appellate 

Board 
(ii) Court Officer, Intellectual Property Appellate Board 

to be nominated by the Chairman 


- - Member 


--Member 


hu 


Non - selection 


No 


6 . Lower 

Division 


Rs. 3050 -75-3950 
804590 


4 * (2006 ) 
* Subject to 
variation 
dependent on 
workload . 


General Central 
Service, Group C , 
Non -Gazetted , 
Ministerial 


1415 G1/06 – 3 


18 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC. 3 (1)] 


( 10) 
Two years . 


Yes 


Between 18 and 25 years. 

Essential : 
(Relaxable for Government Servants (1) Matriculation or equivalent 
upto 35 years in accordance with qualification from a recognised 
the instructions or orders issued by Board or University . 
the Central Government). The crucial (ii ) A typing speed of 30 words per 
date for determining the age limit minute in English or 25 words per 
shall be as fixed by the Intellectual minute in Hindi, 
Property Appellate Board 

Desirable : 
Registry for inviting applications. Degree from recognised University 

or equivalent. 


( 12 ) 
As indicated in column 11 


(11) 
(1) 90 % by direct recruitment, 
(ii) 5 % of vacancies shall be filled up from 

amongst the Group D Staff who possess 
matriculation or equivalent qualifications 
and have rendered five years regular 
service in Group D on the basis of a 
Departmental qualifying examination . The 
maxinium age limit for eligibility for 
examination is 45 years (50 years ofage for 

scheduled castes : r scheduled tribes). 
(11) 5 % of the vacancies shall be filled on 

seniority -cum -fitness basis from Group ‘ D * 
cmployees who possess matriculation or 
equivalent qualification and proficiency in 
typing 


( 14) 
Not applicable . 


(13 ) 
Group ‘E ’ Departmental Promotion Committee consisting of : 
(i) Deputy Registar, Intellectual Property Appellate - Chairman 

Board ; 
Count Officer, Intellectual Property Appellate 

- Member 
Board 
(ii) A Scheduled Caste or Scheduled Tribe Officer 

- Member 


(4) 

(5) 
Rs.3,050 -75 -3,950- Not applicable 
80 -4 ,590 / 


6 
Not applicable 


7 . Staff Car 

Driver 


2006 foi: General Central 
created once Service ,Group ( C ), 
vehicles are Non -Gazetted , 
sanctioned . . Ministerial 


( 10) 
Two years 


Not applicable 


23 -30 years (relaxable in the case of Essential : 
Central Governmentor State Govern - ( 1) Possession of a valid driving 
ments or Supreme Court or High licence for motor cars , 


[ 29147 II - Uus 301 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Court or Suboridnate Courts em - 
ployees and also in the case of em - 
ployees of the Intellectual Property 
Appellate Board upto 35 years . 


(ü ) Knowledge of motor mechanism 
and experience of driving a motor 
car for at least five years. 
Desirable : 
A pass in the eight standard of 
any recognised school. 


(12 ) 


Bv deputation failing which by direct recruitment. By deputation on the results of a test in driving designed to adjudge 

suitability for the post with reference to the standards or competence 
considered essential in drivers of staff cars from amongst 
☺ persons holding analogous posts of staff car drivers in Ministries 

or Departments of the CentralGovernment or State Government 

or Supreme Court or High Courts on regular basis 
(i ) regular Despatch Riders (Group C ) 
(i ) regular Group D employees of the CentralGovernmentor State 

Governments or Supreme Court or High Courts or Subordinate 

Courts ; 
(iv ) failing (a), ( ), (c) above from the Central Government or State 

Governments or Supreme Court or High Courts located in other 

places. 
All the categories of personsmust possess the qualification prescribed 
in Column 8 . (Period of deputation shall ordinarily be for three years 
extendable upto five years but the total period of deputation in no case 
shall exceed five years including any period of deputation in an 
analogous post immediately before appointment in the Intellectual 
Property Appellate Board ). 


13 


14 


Not applicable 


Not applicable 


8 .Daftry 


Rs.2650 -65-3300- 
70 -4000 


Not applicable 


Not applicable 


* 2 (2006 ) 
* Subject to 
variation 
dependent on 
workload 


General Central 
Service,Group (C ), 
Non -Gazetted , 
Ministerial 


( 10 ) 


Not applicable 


Not applicable 


18 -25 years (relaxable in the case Essential ; 
of Central Governments or State Middle School Standard Pass. 
Governments or High Court or Desirable : 
Subordinate Courts einployees . Niatriculate or equivalent from any 
and also in the case of employees recognised Board or University . 
of the Intellectua Property Appellate 
Board upto 35 years . . 


: THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II —— Sec , 3 (1)] 


TE 


( 12 ) 


By promotion failing which by deputation 


By promotion from amongst Peons who have rendered at least three 
years regular service in that capacity in the Intellectual Property 
Appellate Board failing which by deputation of persons holding similar 
or equivalent posts in the Central Government or State Governments or 
Supreme Court or High Courts or Subordinate Court . 


- 


- 


( 13 ) 


Not applicable 


Not applicable 


LLC 


3 ) 


(5) 


(6 ) 
Not applicable 


Perit 


Not applicable 


Rs.2550 -55 -2600 - 
60 -3200 


4 * (2006 ) 
* Subject to 
Variation 
dependent on 
workload 


General Central 
Service , Group (C ), 
Non -Gazetted , 
Ministerial 


(10 ) 
Not applicable 


Middle School Standard Pass 


. 


Not applicable 


18 - 25 years ( relaxalc in the case of 
Central Government or State 
Govenments or High Courts 
or Suboridnate Courts employees 
and also in the case of employees of 
{he latellectualProperty Appellate 
Board upto 35 years. 


(11 ) 

( 12) 
By deputation failing which by direct recruitment Deputation : 

Persons holding analogous post on regular basis in CentralGovernment 
or State Governments or High Courts or Subordinate Courts possessing 
qualifications specified in Column (8 ). 


( 13 ) 
Not applicable 


Not applicable. 
[F.No, 8/71/2001/ IPR . 1(IPAB) 

N . N . PRASAD , Jt. Secy . 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


